निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 चैत्र 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 336 ) पटना , शुक्रवार 13 अप्रील 2018 


सं० 2 नि0 1 - 101 / 2012 - 66 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 


संकल्प 
27 मार्च 2018 


विषय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में संविदा पर विभिन्न वर्षों / चरणों में नियोजित 

15 कनीय अभियंता (यांत्रिक ) को संविदा समाप्ति अवधि के अगले दिन से एक और वर्ष 
के लिए वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुमोदित दर पर पुनर्नियोजन 

की स्वीकृति । 
1. उद्देश्य - लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में कनीय अभियंता (यांत्रिक ) के 100 स्थायी पद स्वीकृत हैं 
जिसमें मात्र 32 नियमित कनीय अभियंता ( यांत्रिक) ही वर्तमान में कार्यरत हैं । इस प्रकार विभाग में कनीय अभियंताओं 
की काफी कमी है जिसके कारण जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण , संचालन एवं रख - रखाव का कार्य बाधित हो रहें 
है । सरकार के सात निश्चय कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य (मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के अन्तर्गत हर घर 
नल का जल ) इसी विभाग से संबंधित है । 

इसलिए सरकार के विकास कार्य को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए विभाग को वर्तमान में संविदा 
पर कार्यरत 15 ( पन्द्रह ) कनीय अभियंता ( यांत्रिक) जिनका कार्य संतोषप्रद / उत्तम रहा है , को तृतीय पुनर्नियोजन की 
समाप्ति अवधि के अगले दिन से एक वर्ष के लिये चतुर्थ पुनर्नियोजन की आवश्यकता है । 

2. पूर्व में कनीय अभियंताओं से नियुक्ति संबंधित मामलों के लिए जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना नोडल 
विभाग के रूप में कार्यरत था । वर्तमान में जल संसाधन विभाग की नोडल व्यवस्था समाप्त हो चुकी है । इसलिए अब 
संविदा पर पुनर्नियोजन की कार्रवाई लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के स्तर से ही की जानी है । 

3. कनीय अभियंता (यांत्रिक) के 42 ( बयालीस ) पदों पर नियमित नियुक्ति की कार्रवाई बिहार राज्य कर्मचारी 
चयन आयोग में प्रक्रियाधीन है । संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धांत कार्मिक एवं 
प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग ) के संकल्प संख्या - 2401 दिनांक 18.07.07 द्वारा 
निरूपित हैं । विशेष परिस्थिति में कार्यहित एवं जनहित में नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में अपरिहार्य विलंबता की 
स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या - 1718 दिनांक 06.05. 10 एवं 8025 दिनांक 21.05. 13 के द्वारा 
सभी रिक्त पदों पर एक वर्ष के अन्दर नियमित नियुक्ति पूरी कर लेने तथा नियमित नियुक्ति में लगने वाले विलंब 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 13 अप्रील 2018 
के मद्देनजर प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार संविदा नियोजन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व निर्गत 
निदेशों के अनुसार अधिकतम एक वर्ष के लिए संविदा पर नियोजन करने का अद्यतन आदेश जारी किया गया है । 

4. उपर्युक्त परिपेक्ष्य में कनीय अभियंता ( यांत्रिक ) के पद पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में अपरिहार्य 
विलंबता एवं विभाग के अंतर्गत जलापूर्ति योजना के निर्माण संचालन , रख - रखाव एवं मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय 
योजना के सुचारू रूप से संपादन को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा कार्यहित में तथा विशेष परिस्थिति में 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में संविदा पर नियोजित 3 ( तीन ) कनीय अभियंता ( यांत्रिक ) ( अनुलग्नक - घ ) जिनकी 
संविदा अवधि नवम्बर 2017 में समाप्त हो चुकी है तथा विभागीय आदेश संख्या - 363, दिनांक 24.11.17 के आलोक 
में कार्यरत है एवं 12 ( बारह ) कनीय अभियंता ( यांत्रिक ) ( अनुलग्नक - च ) जिनकी संविदा अवधि जनवरी 2018 में 
समाप्त हो चुकी है तथा विभागीय आदेश संख्या - 26, दिनांक 07.02. 2018 के आलोक में कार्यरत हैं । इस प्रकार कुल 
15 (पन्द्रह), कनीय अभियंता ( यांत्रिक ) जिनका कार्य संतोषप्रद / उत्तम है, को अगले एक वर्ष के लिये , तृतीय 
पुनर्नियोजन की समाप्ति अवधि के अगले दिन से चतुर्थ पुनर्नियोजन हेतु वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है । 

5. अतः लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में संविदा पर विभिन्न वर्षों / चरणों में नियोजित 15 कनीय अभियंता 
( यांत्रिक) को संविदा समाप्ति अवधि के अगले दिन से एक और वर्ष के लिए वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग 
द्वारा अनुमोदित दर पर पुनर्नियोजन करने का निर्णय दिनांक 13.03. 18 को सम्पन्न हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद 
सं0 - 07 में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में लिया गया है ( सूची संलग्न ) । । 

___ आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया 
जाय तथा इसकी प्रतियां सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / बिहार कर्मचारी चयन आयोग / बिहार तकनीकी कर्मचारी 
चयन आयोग / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाए । 
अनु० - कनीय अभियंता ( याँत्रिक ) की सूची । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

सतीश चन्द्र मिश्र , 
अभियंता प्रमुख । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 13 अप्रील 2018 


3 


अनुलग्नक " घ " 


तृतीय पुनर्नियोजित कनीय अभियंता ( यांत्रिक ) जिनकी संविदा अवधि नवम्बर, 2017 में समाप्त हो चुकी है 
तथा विभागीय आदेश संख्या - 363 दिनांक - 24. 11. 17 के आलोक में वर्तमान में कार्यरत है कि सूची: 


क्र० 


कार्य - कलाप 


कनीय अभियंता 

वर्तमान पदस्थापन 
( यात्रिक ) का नाम प्रमंडल 

प्रशाखा 
श्री कुमार गौरव मुजफ्फरपुर 

बेतिया 
श्री लखेन्द्र कुमार - भागलपुर 

बांका 
श्रीमती अनुप्रीति मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी 


कार्य सराहनीय एवं संतोषप्रद 
कार्य सराहनीय एवं संतोषप्रद 

कार्य संतोषप्रद 


| 


3 


अनुलग्नक " च " 


तृतीय पुनर्नियोजित कनीय अभियंता ( यांत्रिक ) जिनकी संविदा अवधि जनवरी , 2018 में समाप्त हो चुकी है 
तथा वर्तमान में विभागीय आदेश सं0 - 26 दिनांक - 07. 02 .18 के आलोक में कार्यरत है: 


क्र0 


कनीय अभियंता ( यांत्रिक ) का नाम 


वर्तमान पदस्थापन 


कार्य - कलाप 


प्रमंडल 


मुंगेर 


3 


श्रीमती रूबी कुमारी 

श्री सौरभ कुमार 

श्री मनोज कुमार 
श्री विकास कुमार तिग्गा 
__ मो0 अली राजा 
श्री अवधेश कुमार 
श्री सुजीत कुमार 
श्री मुकेश कुमार 
श्री विपिन कुमार 
श्री शशिधर कुमार 
मो0 जावेद शमीम 
श्री अरुण कुमार दास 


मुजफ्फरपुर 

पूर्णिया 
सासाराम 
सासाराम 
पूर्णिया 


पूर्णिया 


प्रशाखा 
जमालपुर संतोषपद्र एवं अच्छा । 
लालगंज 

उत्तम 
मधेपुरा 

संतोषजनक 
पीरो 

संतोषप्रद 
मोहनिया 

संतोषप्रद 
खगड़िया 

संतोषजनक 
फारबिसगंज 

संतोषजनक 

उत्तम 
शिवहर 

उत्तम 
मोतिहारी 

उत्तम 
लखीसराय 

संतोषप्रद 
जयनगर 

सराहनीय 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से 

सतीश चन्द्र मिश्र, 
अभियंता प्रमुख । 


पटना 


बाढ़ 


मुजफ्फरपुर 
मुजफ्फरपुर 


11 
12 


मुंगेर 


दरभंगा 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 336- 571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

___ Website : http :// egazette .bih. nic.in 


